निबंधन संख्या पी0 टी0-40 


yo 


सत्यमेव जयते 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 699 ) पटना सोमवार 5 अक्तूबर 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2020 
सं ० 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 – सा 0 प्र0-2938 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2 , 1974 ) की सुसंगत 
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित 
कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते 
हैं कि उक्त कार्मिक संबंधित जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2 , 1974 ) का धारा -21 के अतंर्गत विशेष 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 


अनुसूची 


कार्मिक का नाम एवं पद नाम 


प्रयोजन 


क्र० 
स० 


तिथि / 
अवधि 


जिला 
का नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा, जिसके 
तहत शक्ति प्रदान 

की गयी है 


, 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


द ० प्र ० सं ० 1973 की 


09.02.2020 


सहरसा 


चुनाव 
कार्य 


धारा -21 


जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के 
पत्रांक - 06-1 दिनांक 06.01 . 
2020 के साथ संलग्न सूची में 
अंकित कार्मिक । 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


द ० प्र ० सं 0 1973 की 


09.02.2020 


चुनाव 
कार्य 


भागलपुर 


धारा -21 


जिला निर्वाचन पदाधिकारी 
( नगरपालिका)-सह -जिलाधिकारी 

भागलपुर के पत्रांक -10 दिनांक 
04.02.2020 के साथ संलग्न सूची 
में अंकित कार्मिक । 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


" 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 5 अक्तूबर 2020 


कार्मिक का नाम एवं पद नाम 


तिथि / 


प्रयोजन 


क्र० 
स० 


जिला 
का नाम 


अवधि 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 
की धारा , जिसके 
तहत शक्ति प्रदान 

की गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 


1 


4 


7 


3 


3 
द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 

धारा -21 


01.01.2020 


2 
जिला पदाधिकारी, नालन्दा के 
पत्रांक -687 दिनांक 30.01.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


5 
विधि 
व्यवस्था 


नालन्दा 


से 31.12 . 


6 
विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2020 तक 


4 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 

धारा -21 


31.12.2020 

तक 


विधि 
व्यवस्था 


भागलपुर 


जिलाधिकारी, 

भागलपुर 

के 
पत्रांक -02 दिनांक 06.01.2020 
के साथ संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


5 


गया 


द० प्र ० सं 0 1973 की 

धारा -21 


नियमित 
पदस्थापन 


विधि 
व्यवस्था 


जिला पदाधिकारी, गया के 
पत्रांक -361 दिनांक 14.01.2020 
में अंकित पदाधिकारी श्री इष्टदेव 
महादेव, भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
शेरघाटी, गया । 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


होने तक 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 699-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


